RE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 अग्रहायण, 1940 ( श० ) 


संख्या- 1136 राँची, मंगलवार , 


18 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


-- -- -- --- -- -- 


अधिसूचना 


30 नवम्बर , 2018 


संख्या- 13/ न्या० प्रो . नि०-04/ 2017 का . 8722-- झारखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज 
( जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 
10/ 2015 के क्रम में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की गयी अनुशंसा के 
फलस्वरूप जाति छानबीन समिति के प्रतिकूल प्रतिवेदन के आलोक में सुश्री शिल्पा रानी, जिनका 
विवरण निम्न प्रकार है, की अभ्यर्थिता रद्द की जाती है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 दिसम्बर 2018 


क्रम 


| रौल नम्बर 


अनुशंसित अभ्यर्थी 


कोटि 


पता 


सं० 


का नाम 


15100913 | सुश्री शिल्पा रानी 


| ST 


स्थायी पता:- सुश्री शिल्पा रानी , पुत्री 
श्री उपेन्द्र नारायण उरांव , बेलन्ता, बाजरा उच्च 
विद्यालय के सामने, लिज्जत पापड़ लेन, बैंक 
कॉलोनी, इटकी रोड , हेहल , जिला - रांची, 
झारखण्ड - 834005. 


पत्राचार पता:- do 


e-mail id - shilpa1890 @ gmail.com 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रभुनाथ शर्मा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1136 -- 50 


